शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 23 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 7 जून 2019 - ज्येष्ठ 17, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती वीणा राज ध. प. श्री अजय राज, उम्र 52 वर्ष, निवासी - डब्ल्यू. ए. जी. ओ. एम . 
आर . 9 वार्ड नं. 51 , गणपति विहार , बोरसी, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत 
है . उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम W वीणा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम वीणा राज है जो कि मेरे आधार कार्ड , 
पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है मैं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम W वीणा को परिवर्तित कर सही नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे वीणा राज ध. प. श्री अजय राज के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


W वीणा 


पति- श्री अजय राज 
निवासी - डब्ल्यू. ए. जी . ओ. एम. 

आर. 9 वार्ड नं . - 51 , 
गणपति विहार , बोरसी, दुर्ग 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती वीणा राज 

पति- श्री अजय राज 
निवासी - डब्ल्यू. ए. जी . ओ. एम . 

आर. 9 वार्ड नं . - 51, 
गणपति विहार , बोरसी, दुर्ग 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


135 


136 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 जून 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , एन . अनंतरामा रमेश आत्मज श्री एस . नटराजन उम्र 53 वर्ष, निवासी- किंगस्टन -16, 
बी -ब्लाक, कुरूद रोड, कृष्णा ग्रांड सिटी , कोहका, सुपेला, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत 
मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अनंतरामा रमेश ( Anantharama Ramesh), शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अनंत राम रमेश ( Anant Ram 
Ramesh) दर्ज है, जो कि अपूर्ण है मैं मेरे नाम को परिवर्तित कर नया नाम एन . अनंतरामा रमेश रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध के सक्षम 
प्राधिकारी क समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे एन. अनंतरामा रमेश ( N. Anantharama Ramesh) आ . श्री एस. नटराजन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


एन . अनंतरामा रमेश 


अनंतरामा रमेश 
(Anantharama Ramesh ) 

अनंत राम रमेश 
(Anant Ram Ramesh ) 

पिता - श्री एस. नटराजन 
निवासी -किंगस्टन -16 , बी- कुरूद रोड, 

कृष्णा ग्रांड सिटी. 
कोहका, सुपेला, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


(N. AnantharamaRamesh ) 

पिता- श्री एस . नटराजन 
निवासी-किंगस्टन -16, बी- कुरूद रोड , 

कृष्णा ग्रांड सिटी, 
कोहका, सुपेला, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


NAME CHANGE 


It is hereby notified for the information Authorities Concerned and the public that I, Smt. Nikita 
Pandey wife of Mr. Swapnil Pandey ,Aged 30 year, a residentof H /No.- 30/183 Badrinath Savmarg Kila 
-ward , Juna Bilaspur, Tahsil, Dist .- Biaspur (C. G.). beforemarrige I was known as Nikita Sharma, D /o 
Mr.Nikhiles Sharma, in allmy educational Certificates and other relevant documents . I havemarried to 
Mr.Swapnil Pandey S /o Late Suresh Chandra Pandey on date 01-12-2014 with .After marrige I have 
change my nameSmt.Nikita Pandey in place ofmy previous name. Ihave executed this declaretion to be 
submitted to the concesnd authosites for the Changed of name. 


Hearafter I will be known be the name Smt.Nikita Pandey W /o Mr. Swapnil Pandey in future for 


all Purposes. 


Old Name 


New Name 


Nikita Sharma 


D / o - Mr. Nikhiles Sharma 
Add.- Nagar Nigam Colony 

Near RaipurNaka 
Maharana Pratap Chowk, Bilaspur, 

Tah . & Dist- Bilaspur ( C. G.) 


Smt. Nikita Pandey 
W / o- Mr. Swapnil Pandey 

Add.- H / No.- 30/ 183 
Badrinath Savmarg Kila ward , 

JunaBilaspur , 
Tah. & Dist- Bilaspur ( C.G. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 जून 2019 


137 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , घासीराम चन्द्राकर आत्मज स्व . परदेशीराम, उम्र 63 वर्ष, निवासी - गली नं.-06, सरदार 
वल्लभभाई पटेल, वार्ड -18, कृष्णा नगर, गुढ़ियारी, रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं नगर निर्माण संभाग, राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी रायपुर में कार्यरत था . मेरे प्राथमिक शाला के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम घासीराम कुर्मी, कक्षा छटवी से आठवी तक के 
शैक्षणिक प्रमाण पत्र में घासीराम चन्द्राकर तथा कक्षा नवमी व दसवी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में घासीराम , जाति कुर्मी दर्ज है, मेरे सर्विस रिकार्ड 
में मेरा नाम घासीराम दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम / उपनाम घासीराम चन्द्राकर रख लिया 
हूँ . तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे घासीराम चन्द्राकर आ . स्व . परदेशीराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


घासीराम कुर्मी, 

घासीराम 
पिता - स्व . परदेशीराम 
निवासी - गली नं .- 06 , 
सरदार वल्लभभाई पटेल , 
वार्ड -18, कृष्णा नगर , 

गुढ़ियारी, रायपुर, 
तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


घासीराम चन्द्राकर 
पिता- स्व . परदेशीराम 
निवासी - गली नं . -06, 
सरदार वल्लभभाई पटेल, 
वार्ड -18, कृष्णा नगर, 

गुढ़ियारी, रायपुर, 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती ममता आठिया, ध. प. श्री पी. के चढार उम्र 57 वर्ष, निवासी - क्वा . नं .-16/ 
रशियन काम्पलेक्स, सेक्टर-7 , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ . यह कि मैं शिक्षा विभाग में ( यू. डी. टी .) के पद पर कार्यरत 
हूँ . मेरे समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती ममता आठिया दर्ज है. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई 
में कार्यरत है उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा अपूर्ण नाम ममता दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्ण नाम श्रीमती ममता 
आठिया ध. प. श्री पी. के. चढार दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती ममता आठिया ध . प. श्री पी. के. चढार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ममता 
पति - श्री पी . के . चढार 
निवासी - क्वा . नं . - 16 / ए., 
रशियन काम्पलेक्स , 

सेक्टर -7, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती ममता आठिया 
पति - श्री पी . के . चढार 
निवासी - क्वा . नं . - 16/ ए., 

रशियन काम्पलेक्स, 

सेक्टर -7, भिलाई , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


138 


ESTİYE 1947 , farih 7 679 2019 


[ TT 3 ( 1 ) 


विविध 


निविदा सूचनाएं 


RE - TENDER NOTICE 


OFFICE OF THE DIRECTOR GOVT. PRINTING AND STATIONERY 
Indiravati Bhawan , Block -1 , Second Floor, Atal Nagar, Chhattisgarh 


Atal Nagar, the 4th June 2019 


No. GB - IV Paper-(10 ) /2018-2019/654.-Sealed Technical and Commercial Tenders are invited for purchase of 
aprox. 645 M.T. various types of printing papers for the printing works of the department to the Govt. Press at Atal 
Nagar, Raipur/Rajnandgaon subscribed with the words Re - Tender for printing paper 2019-20 are invited from the paper 
mills or their authorized Agent/Dealers ofmanufacturing mills. Tenders must reach this office latest by 3.00 P.M. on 10-7 
2019 . 


2 . The tender will be considered only on the tender form supplied by us or It can also be submitted on the form 
downloaded from our website www.cgstate.gov.in . 


3 . The tenders will be opened on the same day at 4.00 P.M.in the office of the undersigned in the presence of such 
Tenderer or their authorized representatives also may be present. The tenders , samples and other tender documents 
received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of 
dispatch and delivery . The details of specifications of the papers and their quantities required are given in the Tender 
Form . 


4 . In case if tender is obtained from our website he shall have to submitted Rs. 1500/ - (Cash receipt or demand 
draft ) in our office on the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted . 


1 . 


Sale of Re - Tender document from : 


04/06/2019 


2 . 


Last date of Re- Tender document submission : 


10/07/2019 3P.M. 


3 . 


Tender document opening date : 


10/07/2019 4P.M. 


Note : 


Re- Tender form can also be downloaded from www.cgstate.gov.in . 


Jayshree Jain 

Director. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 जून 2019 


139 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पंजीयक लोक न्यास भाटापारा 

जिला बलौदाबाजार - भाटापारा छ . ग. 


भाटापारा , दिनांक 31 मई 2019 


प्रारूप - चार 
[ नियम 5 ( 1 ) देखे ] 


( मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 ( 2 ) ( 1951 का 30 ) और मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़ लोक न्यास 

नियम , 1962 का नियम 5 ( 1 ) के द्वारा ) 


लोक न्यासों के पंजीयक भाटापारा जिला बलौदाबाजार के समक्ष 


क्रमांक /225 / अ.वि.अ./ वा .- 1/ 2019.- जबकि श्री अभिषेक मोदी पिता प्रकाश चंद मोदी, निवासी गांधी मंदिर वार्ड भाटापारा वगैरह 
ने मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिदिष्ट सम्पत्ति के लिए एक आवेदन 
लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए किया है, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन 2019 के दिनांक 31-5-2019 पर मेरे 
द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा. 


अतः मैं भाटापारा जिला बलौदाबाजार - भाटापारा के लोक न्यासों का रजिस्टर अपने न्यायालय में दिनांक 29-6-2019 को उक्त 
अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा आपेक्षित जांच करने की प्रस्थापना करता हूँ . 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या सम्पत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस 
सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो 
व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए . उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को 
विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम , पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


श्री जंगल वाले बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट 
ग्राम भाटापारा, तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा ( छ. ग. ) 


2 . 


चल सम्पत्ति : 


21,000 रुपये नगद 


3 . 


अचल संपत्ति : 


निरंक 


( महेश सिंह राजपूत ) 

पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


